रजिस्ट्री संडी एल - 33004 / 99 


REGD . NO . D . L.-33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड1 
PARTI - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , जनवरी 12 , 2005 / पौष 22, 1926 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 12, 2005 / PAUSA 22, 1926 


सं . 9] 
No. 9 ] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 12 जनवरी , 2005 

सं. 43 / 2004 - 2009 
फा. सं. 01 / 87 / 171 / 00002 / ए. एम. -04 / डीइएस - VIII. - विदेश व्यापार नीति, 2004 - 2009 के पैराग्राफ 2.4 और 
प्रक्रिया पुस्तक, ( खण्ड - 1 ) के पैरा 1. 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार एतद्द्वारा यथासंशोधित 
प्रक्रिया पुस्तक खण्ड - 2, 2002 - 2007 में निम्नलिखित संशोधन/विलोपन और परिवर्धन करते हैं । 


2. यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, ( खण्ड- 2 ), 2002- 2007 में निहित मानक निविष्टि 
उत्पादन मानदण्डों के विवरण में इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक क में यथा निर्दिष्ट 
उपयुक्त स्थलों पर संशोधन/ शुद्धियाँ/विलोपन किए जाएंगे । 


3. मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के विवरण के नीचे यथा निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों 
पर निम्नलिखित परिवर्धन किए जाएँगे : 


रसायन और सम्बद्ध उत्पाद 


क्रम सं0 क 3490 पर मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के 
अनुलग्नक ख के अनुसार क्रम सं0 क 3491 से क 3496 तक नई प्रविष्टियाँ जोड़ी 
जाएँगी । 

इंजीनियरिंग उत्पाद 


क्रम सं0 ग 2006पर मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 
ग के अनुसार क्रम सं0 ग 2007 से ग 2009 तक नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएँगी । 


132 GI/2005 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[ PARTI - SEC. 1 ] 


प्लास्टिक उत्पाद 


क्रम सं0 ज 546 पर मौजूदा प्रविष्टि के बाद इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 
घ के अनुसार क्रम सं0 ज 547 से ज 548 पर नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी । 


वस्त्र उत्पाद 


क्रम सं0 ञ 368 पर मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 
ड. के अनुसार क्रम सं0 ञ - 369 पर एक नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी । 


इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 


के . टी. चाको, महानिदेशक , विदेश व्यापार 


अनुलग्नक " क " 


संशोधन / शुद्धियाँ 


संशोधन/ शुद्धियाँ 


| सं0 


क्रम | पृष्ठ । 

सन्दर्भ 
सं0 
| 114 | रसायन और सम्बद्ध उत्पाद 

क्रम सं0 क - 828 


क्रम सं0 4 की आयात मद के विवरण में 
निम्नलिखित वैकल्पिक आयात मदें ( मात्रा 
सहित ) जोड़ी गई हैं 
" 4. बीटा नेप्थाल - 0.340 किग्रा. 

अथवा 
__ के . अम्ल - 0 . 340 किग्रा. " 
इस प्रविष्टि द्वारा शामिल मानक को 
| संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : 


2. 


130 | रसायन और सम्बद्ध उत्पाद 

क्रम सं० क 953 


क्रम सं . निर्यात मद 
क 953 सल्फो जे - अम्ल 


मात्रा आयात मद 
1 किग्रा. 1. जे - अम्ल 

2. सल्फ्यूरिक अम्ल 


अनुमत मात्रा 
| 1. 470 किग्रा. 
1. 223 किग्रा. 


3. 


200 | रसायन और सम्बद्ध उत्पाद 

क्रम सं0 क - 2086 


343 


| रसायन और सम्बद्ध उत्पाद 
क्रम सं0 क - 2713 


क्रम सं0 3 की आयात मद के विवरण में | 
( मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के ) को 
संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : 
" डाई एथिल मैलोनेट " 
क्रम सं0 11 की आयात मद ( मात्रा के 
साथ ) के विवरण को संशोधित करके 
निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : 
" 11. नायलॉन - निर्यात उत्पाद । 
शैफर का 1.05 वर्ग मी0 / 

वर्ग मी . अंश ” 


344 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 15 


रसायन और सम्बद्ध उत्पाद इस प्रविष्टि द्वारा शामिल मानक को 
क्रम सं0 क - 3307 संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : 
( सार्वजनिक सूचना सं0 58 
दिनांक 12. 04. 2004 द्वारा 
यथा संशोधित ) 


क्रम सं . निर्यात मद माम मात्रा आयात मद 

अनुमत मात्रा 
क 330780 % टफ्टेड कॉटन 1 वर्ग 1. फ्लोरेन्स ( एक ही 1. 10 वर्ग मीटर 

तथ 20 % पाली मीटर पदार्थ में 80 % टफ्टेड 
प्रापीलीन मैट के साथ काटन और 20 % 
लीड्स मैट (रबड़ बैक्ड पाली प्रापीलीन मैट के 
टफ्टेड . काटन तथा 

अनुपत में टफ्टेड 
पाली प्रापीलीन मैट ) 

काटन और पाली 
प्रापीलीन मैट का 
मिश्रण ) 


17. 


25 रसायन और सम्बद्ध उत्पाद इस प्रविष्टि द्वारा शामिल मानक हटा दिए 

क्रम सं0 क - 4018 के जाएँगे तथा प्लास्टिक समूह में 
स्थान पर क्रम सं0 क 3418 स्थानान्तरित किए जाएँगे । 
( सार्वजनिक सूचना सं0 11 
दिनांक 1. 10. 2004 द्वारा 

यथा संशोधित ) 
26 | रसायन और सम्बद्ध उत्पाद इस प्रविष्टि द्वारा शामिल मानक हटा दिए 

क्रम सं0 क - 3418 पूर्व जाएँगे तथा प्लास्टिक समूह में 
सं0 क 4018 

स्थानान्तरित किए जाएँगे । 
( सार्वजनिक सूचना सं0 11 
दिनांक 1.10. 2004 द्वारा 

यथा संशोधित ) 
476 इलैक्ट्रानिक्स 

क्रम सं09 की आयात मद के विवरण के 
क्रम सं० ख 252 

पश्चात निम्नलिखित अतिरिक्त आयात मद 
( मात्रा सहित ) जोड़ी गई हैं 
" 10. हैवी फर्नेस - कैप्टिव पावर प्लांटस 
तेल 

आदि की अधिष्ठापना 
की शर्त के साथ 
6 % पोत पर्यन्त 

निशुल्क मूल्य सहित ” 
482 इंजीनियरिंग उत्पाद 

इस प्रविष्टि द्वारा शामिल मानक को 
क्रम सं0 ग 23 

संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I -- SEC. 1] 


क्रम सं . निर्यात मद 

मात्रा आयात मद 

अनुमत मात्रा 
ग 23 सिलिकान के रूप में 1 किग्रा. 1. एल्यूमिनियम स्क्रैप | निर्यात उत्पाद में 
और अथवा पीटीएफई 

एल्यूमिनियम की 
बेस ( न चिपकने 

अथवा 

1. 15 किग्रा./ 
वाला ) हत्थे के साथ 

किग्रा. अंश 
अथवा बिना हत्थे के ) 1. एल्यूमिनियम निर्यात उत्पाद में 
आन्तरिक पीटीएफई 

इन्गाट्स एल्यूमिनियम की 
कोटिंग तथा बाहरी 

1. 10 किग्रा./ 
कोटिंग पदार्थ सहित 

किग्रा. अंश 
एल्यूमिनियम के बर्तन 

2. न चिपकने वाला आन्तरिक 
पीटीएफई कोटिंग कोटिंग क्षेत्र का 
पदार्थ 

0. 128 लीटर 

वर्ग मीटर 
3.सिलिकान और / बाह्य कोटिंग 
अथवा पीटीएफई बेस क्षेत्र का 0. 128 
के रूप में उच्च ताप लीटर/ वर्ग 
रोधी कोटिंग पदार्थ मीटर 
4. बेक लाइट मोल्डिंग निर्यात उत्पाद में 
पाउडर 

1. 05 किग्रा./ 
| किग्रा. अंश 


10. 485 इंजीनियरिंग उत्पाद 

- क्रम सं0 ग - 57 
486 


|निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके 
निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : 
“ संबद्ध उत्पादों रहित तथा टायर एवं ट्यूब 
- 22 ” और 24 ” फ्रेम सहित पूरी 
बाइसिकिल ( शुद्ध भार 17 किग्रा.) ” 
इस प्रविष्टि द्वारा शामिल मानक को 
निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया 


11. 624 | इंजीनियरिंग उत्पाद 

क्रम सं0 ग - 582 


क्रम सं . निर्यात मद 

मात्रा आयात मद 
ग 582 | रक्षा में प्रयोग हेतु ताँबे 1 किग्रा. 1. कापर कैथोड / 
के अयस्क के ब्रास 

कापर इन्गाट 
कप अथवा कप, 

अथवा 
बुलेट, जैकेट 

1. कापर स्क्रैप 


अनुमत मात्रा 
निर्यात उत्पाद में 
1 .10 किग्रा./ 
किग्रा. अंश 
निर्यात उत्पाद में 
1. 12 किग्रा./ 
किग्रा. अंश 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2. जिंक 

निर्यात उत्पाद में 
1. 10 किग्रा./ 

किग्रा. अंश 
3. ग्रेफइट प्लेट 

4. मार्सेम सीमेंट 
टिप्पणी : * 1 मी . टन निर्यात उत्पाद के लिए दो प्लेटों के एक सेट की अनुमति होगी । 

__ * * 1 निर्यात उत्पाद के 1 किग्रा. प्रति 175 किग्रा. की अनुमति होगी । 


* * 


12. 1682 . इंजीनियरिंग उत्पाद 

क्रम सं0 ग - 965 


685 


13. 685 इंजीनियरिंग उत्पाद 

क्रम सं0 ग - 966 
687 


1 . क्रम सं0 1 पर आयात मद के विवरण 
को ( मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के ) 
संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: 
| " कोल्ड रोल्ड प्राइम स्टील शीट्स / स्ट्रिप्स 

क्वायल्स " 
2. क्रम सं0 2 पर आयात मद के विवरण 
को ( मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के ) 
संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: 
" हॉट रोल्ड प्राइम स्टील शीट्स/ स्ट्रिप्स/ 
क्वायल्स " 
1 . क्रम सं0 1 पर आयात मद के विवरण 
को ( मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के ) 
संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: 
" कोल्ड रोल्ड प्राइम स्टील शीट्स /स्ट्रिप्स 
| क्वायल्स " 
2. क्रम सं0 2 पर आयात मद के विवरण 
को (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के ) 
संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: 
" हॉट रोल्ड प्राइम स्टील शीट्स / स्ट्रिप्स / 
क्वायल्स " 
1. क्रम सं0 1 पर आयात मद के विवरण 
को ( मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के ) 
संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: 
“ कोल्ड रोल्ड प्राइम स्टील शीट्स /स्ट्रिप्स 
| क्वायल्स ” 


14. 688 इंजीनियरिंग उत्पाद 

क्रम सं0 ग - 968 
690 


139 4z / 05 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI - SEC . 1 ] 


2. क्रम सं0 2 पर आयात मद के विवरण | 
को ( मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के ) 
संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: 
" कोटेड प्राईम इस्पात शीटें / स्ट्रिपें / क्वायल " 


3. क्रम सं0 3 पर आयात मद के विवरण 
को ( मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के ) 
निम्नानुसार संशोधित किया जाता है : 
" हॉट रोल्ड प्राइम स्टील शीट्स/ स्ट्रिप्स / 

क्वायल्स " 
इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं0 15 पर आयात मद के बाद 
क्रम सं0 ग - 1995 निम्नलिखित आयात मदें जोड़ी जाती हैं : 
( सार्वजनिक सूचना सं0 26 “ 16. एवीएस मोल्डिंग - निर्यात उत्पाद 
दिनांक 23. 11. 2004 द्वारा ट्यूबिंग __ में 1.04 किग्रा. 
संशोधित ) 

किग्रा. कान्टेंट 


24 


17 . रेलिवेंट कॉपर - निर्यात उत्पाद में 
ट्यूबिंग 

1.01 किग्रा./किग्रा. 
कान्टेंट 


18. गैल्वानाइज्ड - निर्यात उत्पाद में 

आयरन शीट/ 1. 04 किग्रा./किग्रा. 
विनायल कोटेड कान्टेंट 
गैल्वानाइज्ड 
आयरन शीट 


19. एलडीपीई/ - निर्यात उत्पाद में 

एचडीपीई 1.04 किग्रा./किग्रा . 
मोल्डिंग कान्टेंट 

पाऊडर/ ग्रैन्यूल्स 
20. एचआईपी निर्यात उत्पाद में 

मोल्डिंग 1. 04 किग्रा./किग्रा. 
पाऊडर/ ग्रैन्यूल्स कान्टेंट 


21 . पीवीसी मोल्डिंग - निर्यात उत्पाद में 
पाऊडर / ग्रैन्यूल्स 1. 04 किग्रा./किग्रा. 

कान्टैन्ट 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


16 


8 


22. रेलिवेंट एस. एस . - निर्यात उत्पाद में 
शीट्स 1 .04 किग्रा./किग्रा. 

कान्टैन्ट 
23 . सोल्डर सिल्वर - पोत पर्यन्त 
35 % निशुल्क मूल्य का 

0. 04 % " 
खाद्य उत्पाद 

निर्यात मद का विवरण निम्नानुसार 
क्रम सं० ड . - 11 

संशोधित किया जाता है : 
( सार्वजनिक सूचना सं0 37 “ ओटीएस कैन्स/ ग्लास कन्टेनर्स में पैक 
दिनांक 3. 10. 2002 द्वारा किए गए फ्रूट स्लाइस और अन्य खाद्य 
यथासंशोधित ) 

उत्पाद/ चटनियाँ/ कान्डीमैन्ट पेस्ट / 
वेजिटेबल्स पिकल्स हर्स इत्यादि/ रेलिवेंट 
पैकिंग मैटीरियल में पैक किए गए " 


अनुलग्नक " ख " 


रसायन और सम्बद्ध उत्पाद 


क्रम सं . निर्यात मदत मात्रा आयात मद 

अनुमत मात्रा 
क 3491 फिनायल इथायल 1 किग्रा. 1. फिनायल ईथायल 0. 904 किग्रा. 
मिथायल ईथर 

____ एल्कोहल 
2 . डायमिथायल | 0. 937 किग्रा. 

सल्फेट 
क 3492 पिग्मैन्ट रेड 49. 1 | 1 किग्रा. 1. टोबियास एसिड 0 . 352 किग्रा. 
( सी आई सं० 

12. सोडियम नायट्राइट 0 . 127 किग्रा. 
15630 : 1 ) 

3. बीटा नेफ्थॉल0 . 238 किग्रा. 
4. रोज़िन डब्ल्यूडब्लयू0. 101 किग्रा . 
5 . बेरियम क्लोराइड | 0. 350 किग्रा . 
6. कास्टिक सोड़ा 0. 245 किग्रा. 

लाय 
क 3493 पी वी सी टिन 1 किग्रा. | 1. टैट्रा आक्टाइल 0. 293 किग्रा. 

स्टैब्लाइज़र (शिटास्टैब 
121 ) (जिसमें निम्न 2. 2 - ईथाइल | 0. 673 किग्रा. 
लिखित शामिल है : 

हैक्साइल 
मोनो ऑक्टाइल टिन 

थायोग्लायकोलेट 
2 - ईथाइल हैक्साइल 
थायोग्लायकोलेट का 
34 + / - 2 % और 
डाय आक्टाइल टिन 2 
ईथाइल हैक्साइल 
थायोग्लायकोलेट का 
66 + / - 2 % 


टिन 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC. 1 ] 


क 3494 | डायरैक्ट रिडक्शन 1 1 . निकेल 

76. 86 किग्रा. 
रिफार्मिंग कैटालिस्ट | क्यूबिक 2. एल्युमिना पाऊडर 141 किग्रा. 
टाइप डीआरसी - 07 मी . 
आरडब्ल्यूएच निकेल 
कान्टैन्ट : 7.5 - 9 % 
( डब्ल्यू / डब्ल्यू ) बल्क 
डैन्सटी : 1 किग्रा. 

प्रति लि . 
क 3495 जी - 31 ई कैटालिस्ट 1 1 . निकेल मेटल 84 किग्रा. 

( एक्स्ट्रयन से ) जिसमें क्यूबिक 
निकेल कान्टैन्ट मीटर 
8. 4% डब्ल्यू / वी बल्क 
डैन्सटी : 1 : 2 

किग्रा./ लि . 
क 3496 | विभिन्न आकारों में 1 वर्ग 1. रेलिवेंट 

1. 05 वर्ग मी . 
मेडिकल एक्स -रे मी . स्पेसिफिकेशन के 
फिल्म 

जम्बो रोल्स में 
मेडिकल एक्स -रे 


अनुलग्नक " ग " 


इंजीनियरिंग उत्पाद 


ग2007 


क्रम सं . | निर्यात मद मात्रा 

| रबड़ बान्डेड 1 नग 
ग्राइन्डिंग व्हील 


ग2008 


मास ट्रान्स्फर 1 किग्रा 
इक्विपमैन्ट / 
कॉलम इन्टर्नल्स 


आयात मद 

अनुमत मात्रा 
1. एल्युमीनियम ऑक्साइड, निर्यात उत्पाद में 1. 07 | 

सिंथेटिक सिलिकॉन कार्बाइड, किग्रा/किग्रा अंश 

डिपॉलीमराइज्ड रबड़ 
| 1. रेलिवेन्ट स्टेनलेस स्टील 1.08 किग्रा/किग्रा अंश 
शीट्स / प्लेट्स 

| 1. 05 किग्रा/किग्रा अंश 
2. रेलिवेंट स्टेनलेस स्टील 
___ पाइपें / ट्यूबें 

नेट टू नेट आधार 
3. रेलिवेंट फास्नर्स 
| 1. कार्बाइड इन्सर्ट्स 

1 नग ( नेट टू नेट ) 


हेडिंग 1 नग 


ग2009 | कार्बाइड 

डायज़ 


[ भाग - खण्ड 1] ..... 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


......... 


अनुलग्नक " घ " 


प्लास्टिक उत्पाद 


क्रम सं . 


ज547 


आयात मद 

अनुमत मात्रा 
1. एडिपिक एसिड 

| 0. 221 किग्रा 
2. डायइथायलीन ग्लायकॉल | 0. 107 किग्रा 
3. मोनो इथाइलीन ग्लायकॉल 0. 010 किग्रा 
4. मिथाइल प्रोपेन डायोल | 0 . 100 किग्रा 
5. डायफिनायल मिथेन 4,4, 0.623 किग्रा 

डायआइसोसायनेट 


निर्यात मद । मात्रा 
प्लास्टिक्स ( टू 1 किग्रा 
कम्पोनेन्ट 
लैमिनेटिंग 
एडेसिव ) एडेसिव 
पर आधारित 
प्रिपेयर्ड एडेसिव 
( पॉलियूरेथेन 
रेजिन जिसमें 
100 प्रतिशत 
रेजिन निहित हों । 
प्लास्टिक्स ( टू 1 किग्रा 
कम्पोनेन्ट 
लैमिनेटिंग 
एडेसिव ) पर 
आधारित प्रिपेयर्ड 
एडिटिव 
( पॉलिएस्टर 
रेजिन जिसमें 
100 प्रतिशत 
| रेजिन निहित हों । 


ज548 


1. एडिपिक एसिड 
2. डायइथायलीन ग्लायकॉल 
3. मोनो इथाइलीन ग्लायकॉल 
4. मिथाइल प्रोपेन डायोल 


0. 587 किग्रा 
0. 284 किग्रा 
0. 025 किग्रा 
| 0. 264 किग्रा 


अनुलग्नक " " 


क्रम सं. 
ञ 369 


वस्त्र उत्पाद 
निर्यात मद 

मात्रा 
पॉलिएस्टर पॉप कार्न/ कन्डक्स | 1 किग्रा 


आयात मद 

अनुमत मात्रा 
| 1. पॉलिएस्टर वेस्ट 1 .02 किग्रा 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 12th January, 2005 

No. 43/ 2004 - 2009 
F. No. 01/87/ 171/000021AM 04 /DES- VIII. - In exercise of the powers conferred under Paragraph 
2 .4 of the Foreign Trade Policy, 2004 — 2009 and Paragraph 1.1 of Handbook of Procedures (Vol. 1), the 
Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments/deletions / corrections and additions 
in the Handbook of Procedures , Vol. 2, 2002 - - 2007, as amended . 


13247 / 05 - 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Part I - SE . 11 


2 . In the statement of Standard Input Output Norms as contained in the 
Handbook of Procedures , (Vol.2 ) 2002 - 2007 , as amended , amendments / 
corrections/ deletion at appropriate places as mentioned in Annexure " A " to this 
Public Notice are made. 


3 In the statement of Standard Input Output Norms, following additions shall 
bemade at appropriate places asmentioned below : 


CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 
After the existing entry at Sl.No. A - 3490 , new entries at Sl. No. 
A -3491 to A -3496 are added as per Annexure " B " to this Public Notice. 


ENGINEERING PRODUCTS 
After the existing entry at Sl.No .C - 2006 , new entries at Sl. No. C - 2007 
to C - 2009 are added as per Annexure “ C ” to this Public Notice . 


PLASTIC PRODUCTS 


After the existing entry at SI.No.H -546 , new entries at Sl. No . H -547 
to H -548 are added as per Annexure “ D ” to this Public Notice . 


TEXTILE PRODUCTS 


After the existing entry at SI.No. J- 368, new entry at 
added as per Annexure “ E ” to this Public Notice. 


SI, No . J- 369 is 


This issues in public interest . 


K . T. CHACKO, Director General of Foreign Trade 


Annexure " A " 


AMENDMENTS /CORRECTIONS 


Reference 


Amendments/Corrections 


SI . Page 
No. ¡ No , 
| 2 

| 114 


3 


& 


Chemical 
Product 
SI.NO.A828 


Allied in the description of import item at SL . 

No.4 , the following alternative import items 
(with quantity ) is added : 
" 4. Beta Napthol 

0 .340 kg 
OR 
K , Acid 

0.340 kg " 


(HT1 - Qus 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . 


130 


& 


Allied 


Chemical 
Product 
Sl.No.A953 


The norm covered by this entry is amended 
to read as under: 


-- - 


Sl.No. Export Item 
A953 Sulpho J- Acid 


Qty . 
1 kg 


Import Item 
1. J- Acid 
2 . Sulphuric Acid 


Qty . Allowed 
1.470 kg 


1. 223 kg 


200 


Chemical & 
Product 
Sl.No.A2086 


Allied The Description of import item at Sl. No . 3 , 

(without any change in quantity ) is 
amended to read as under: 
“ DiethylMalonate " 


343 - Chemical & Allied The Description of import item at Sl. No. 
344 Product 

11, (with quantity ) is amended to read as 
Sl.No .A2713 

under : 
" 11. Nylon Chafer - 1. 05 Sq . Meter / 

Sq. Meter 
content in 

export " 
15 Chemical & Allied The norm covered by this entry is amended 
Product 

| to read as under: 
Sl.No. A - 3307 
(as amended vide 
Public Notice No. 58 
| Dated : 12 /04 /2004 ) 


TA 


1 


Sl.No . Export Item Qty . _ Import Item 

Qty . Allowed 
A3307 Leeds mat (Rubber i Sq. 1 . Florence (Mixture of 1 . 10 Sq.Mtr . 

backed tufted cotton Mtr . i tufted cotton and | 
and Poly - propylene 

Poly - Propylene mat in 
mat) containing 80 % 

a single material in 
of tufted cotton and 

the ratio of 80 % 
20 % of Poly 

tufted cotton + 20 % 
propylene mat 

Poly -Propylene mat 


Chemical & Allied | The norm covered by this entry is deleted 
Product 

and shifted to Plastic Group , 
Sl.No.A3418 earlier 
number A4018 
(amended vide Public 
Notice No. 11 Dated : 
01/ 10 /2004 ) 


. 


:- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PAKT I- Sec. ]] 


| 7 . 


26 


Chemical _ & Allied The norm covered by this entry is deleted 
Product 

and shifted to Plastic Group . 
Sl.No .A3419 earlier 
number A4019 
( amended vide Public 
Notice No . 11 Dated : 
01/ 10 / 2004 ) 


| 8 . 


476 


Electronics 
Sl.No.B252 


After the description of import item at SI. 
No. 9 , the following additional import item 
(with quantity ) is added : 
“ 10 . Heavy Furnace - 6 % of FOB 
Oil 

subject to 
condition of 
installation 
of Captive 

Power plants etc." 
The norm covered by this entry is amended 
to read as under : 


| 482 


Engineering Product 
SI.No .C23 


Or 


Sl.No. Export Item 

| Qty . 
C23 

Aluminium Utensils 1 kg 
with Interior PTFE 
Coating and Exterior 
Coating Material as 
Silicon and or PTFE 
base (Non stick ) 
with /without handle ) 


Import Item 

| Qty . Allowed 
1 . Aluminium Scrap 1 .15 Kg./Kg. 

content 
| of Aluminium 
in the export 

product 
1. Aluminium Ingots 1. 10 Kg./Kg. 

content 
Aluminium in 
the export 

product 
2 . PTFE Non - Stick 0 . 128 
coating material Ltr./Sq.Mtr of 

internal coating 

area 
3. High 

Temp. 0 . 128 Ltr ./Sq. 
Resistance Coating Mtr . of external 
material as Silicon coating area 

and /or PTFE Base 
4 . Bakelite Moulding 1.05 Kg./Kg. 
Powder 

| content in the 
| export product 


( 471- 951 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


10 . | 485 - 

486 


Engineering Product 
SI.No .C57 


The description of export product is 
amended to read as under: 
" Complete Bicycle without accessories and 
with Tyres and Tubes- 22 ” and 24 " Frame 
(Net weight 17 kg )” . _ 
The norm covered by this entry is 
substituted by the following : 


624 


Engineering Product 
Sl.No.C582 


** 


Sl.No . Export Item Qty. Import Item 

Qty . Allowed 
C582 Brass Cup or Cup, 1 kg 1. Copper Cathodes/ 1. 10 Kg/kg 
Bullet , jacket of 

Copper ingots content in the 
Copper Alloy for 

export product 
Defence application i 

OR 
1. Copper Scrap 1.12 Kg /kg 

content in the 

export product 
2. Zinc 

1. 10 Kg/kg 
content in the 

export product 
3 . Graphite Plate 

4 . Morcem cement 
Note : * 1 set of two plates for 7 MT of export product will be allowed . 
L * * 1 Kg per 175 Kg of export product will be allowed . 
| 12 . 682 - Engineering Product 1. The description of import item at Sl. No. 
685 SI.No. C965 

1, (without any change in quantity ) is 

amended to read as under : 
“ Cold Rolled Prime Steel Sheets 
/Strips/ Coils ” 
2 . The description of import item at Sl. No. 

2 , (without any change in quantity ) is 

amended to read as under : 
“ Hot Rolled Prime Steel Sheets /Strips / 

Coils " 
13 . 685 - Engineering Product 1. The description of import item at Sl. No. 
687 Sl.No.C966 

1, (without any change in quantity ) is 

amended to read as under: 
“ Cold Rolled Prime Steel Sheets 
/Strips /Coils" 
2 . The description of import item at Sl . No . 

2 , (without any change in quantity ) is 

amended to read as under: 

" Hot Rolled Prime Steel Sheets /Coils" 
132 61/05 - 4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


IPATI - SEC 11 


Į 14 . 1688 - Engineering Product 

| 690 SI.No .C968 


-- 


1 . The description of import item at Sl. No. 

1 , (without any change in quantity ) is 

amended to read as under: 
|“ Cold Rolled Prime Steel Sheets 
/Strips / Coils " 
2. The description of import item at Sl. No. 

2, (without any change in quantity ) is 

amended to read as under : 
“ Coated Prime Steel Sheets/Strips /Coils " 
3 . The description of import item at Sl. No. 

3, ( without any change in quantity ) is i 

amended to read as under : 
" Hot Rolled Prime Steel Sheets / 
Strips/ Coils " 


- 


24 


Engineering Product 
Sl.No .C1995 
( amended vide Public 
Notice No. 26 
Dated : 23 / 11 / 2004 ) 


--- 


After the import item at SL . No. 15 , the 
following import items (with quantity ) is 
added : 
“ 16 . ABS Moulding Tubing - 1.04 kg /kg 

content in 
the export 

product 
| 17 . Relevant Copper Tubing - 1.01 kg/kg 

content in 
the export 

product 
18 . Galvanized iron sheet/ - 1.04 kg/kg 
Vinyl coated 

content in 
galvanized iron sheet the export 

product 
LDPE / HDPE 

1 .04 kg/kg 
Moulding Powder | content in 
Granules 

the export 

Product 
1 20 . HIP Moulding - 1. 04 kg /kg 
| Powder/granules content in 

the export 

Product 
| 21. PVC Moulding - 1. 04 kg/kg 
| Powder granules 

content in 
the export 
Product 


[ 4711 - Gus 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


22 . Relevant S . S . 

Sheets 


1.04 kg/kg 
content in 
the export 
Product 
0 .04 % of 
the FOB 
value " 


23 . Solder Silver 35 % 


| Food Product 
Sl.No. E - 11 
( as amended vide 
Public Notice No. 37 
dated : 03 . 10 . 2002) 


The description of export item is amended 
to read as under : 
| “ Fruit Slices and other edible products / 
Chutneys/ Condiment Pastel Vegetables 
Pickles herbs etc . packed in OTS Cans/ 
Glass containers/ packed in relevant 
| packing material” 


Annexure " B " 


CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 


Sl.No. Export Item Qty. Import Item 

Oty , Allowed 
A3491 | Phenyl Ethyl Methyl 1 kg 1. Phenyl Ethyl 0 . 904 kg 
Ether 

Alcohol 

| 2. Dimethyl Sulphate 0 . 937 kg 
A3492 Pigment Red 49 :1 1 kg 1. Tobias Acid 

0 .352 kg 
( C .I.No. 15630 : 1 ) i | 2 . Sodium Nitrite 0 . 127 kg 

3. Beta Naphthol 0 . 238 kg 
4 . Rosin WW 

0 . 101 kg 
5 . Barium Chloride 0 .350 kg 

6 . Caustic Soda Lye 0 . 245 kg 
A3493 PVC Tin Stabilizer 1 kg 1. Tetra Octyl Tin 0.293 kg 

( Shitastab 121 ) 2 . 2- Ethylhexyl 0 .673 kg 
( Containing : 34 +/-2 % ! Thioglycolate 
of Mono Octyl Tin 2 
| Ethylhexy ! 
| Thioglycolate & 66 +/ 
2 % of Di Octyl Tin 2 
Ethyl 

Hexyl 
Thioglycolate 
A3494 Direct Reduction 1 11. Nickel 

76 . 86 kgm 
reforming catalyst Cubic 2. Alumina Powder 141 kgm 
| Type DRC-07 RWH | metre 


... 


.. 


. 


13263 
/ 
05 
- 
5 


. 16 


84 kg 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

PART I— SEC . 1] 
Nickel content: 7 .5 
9 % ( w /w ) Bulk 

density : 1 kg per litre 
A3495 G -31E 

1 . Nickel Metal 
extrusion ) containing cubic 
Nickel content 8.4 % metre 
w /v Bulk Density : 1.2 

kg /Litre 
A3496 Medical X -Ray Film | 1 Sq . | 1. Medical X -Ray | 1. 05 Sq .Meter 
in various sizes Meter Film in Jumbo 

Rolls of Relevant 
specification 


Annexure " C " 


Qty . Allowed 
1.07 Kg./Kg. 
content in 
export product 


ENGINEERING PRODUCTS 
| Sl.No. ¡ Export Item 

Qty . Import Item 
| C2007 | Rubber Bonded 1 No. 1. Aluminium Oxide 
Grinding Wheel 

Synthetic , Silicon 
Carbide , 
Depolymerised 

Rubber 
| C2008 Mass Transfer 1 kg 1. Relevant Stainless 
Equipment / Column 

Steel Sheets i plates 
Internals 

12 . Relevant Stainless 
| Steel Pipes / Tubes 
13. Relevant Fasteners 


1 .08 Kg./Kg. 
Content 
1 .05 Kg./Kg. 
Content 
Net to Net 
basis 
| 1 No . (net to 
net) 


Heading 


1 No. 11. Carbide Inserts 


C2009 Carbide 

Dies 


-- - - . — - — -. — . — . 


Annexure “ D ” 


PLASTIC PRODUCTS 


SI.No. Export Item 
| H547 | Prepared Adhesive 

based on Plastics 
( Two component 
Laminating 
Adhesives ) 
Adhesive 
( Polyurethane Resin 
containing 100 % 
Resin 


Qty . Import Item 

Qty . Allowed 
1 kg 1. Adipic Acid 

0 .221 kg 
2 . Diethylene Glycol 10 .107 kg 
3 . Mono Ethylene | 0 .010 kg 

Glycol 
4 . Methyl Propane Diol 0 .100 kg 
| 5. Diphenyl Methane 0.623 kg 

4 ,4 , Diisocynate 


( 11- GUE 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


H548 


Prepared Adhesive i 1 kg 
based on Plastics 
( Two component 
Laminating 
Adhesives ) 
Additive (Polyester 
Resin containing 
100 % Resin 


1. Adipic Acid 10 .587 kg 
2 . Diethylene Glycol 0.284 kg 
3. Mono Ethylene | 0 .025 kg 

Glycol 
4 . Methyl Propane Diol 0. 264 kg 


Annexure " E " 


TEXTILE PRODUCTS 


Sl.No . Export Item 
1369 | Polyester 

Condux 


Q 
popcorn / 


ty . Import Item 
1 kg 1. Polyester Waste 


Qty . Allowed 
1.02 kg 


* 


* * 


* * 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


